निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


बिहार 


संख्या 34 


30 श्रावण 1941 ( श ० ) 
पटना , 

बुधवार , 
21 अगस्त 2019 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग - 1 -नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-3 
भाग - 1 - क - स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। 
भाग - 1 - ख - मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई 0 एससी 0 , 

बी 0 ए 0 , बी 0 एससी 0 , एम 0 ए 0 , 
एम 0 एससी 0 , लॉ भाग -1 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0 , डीप0 
इन - एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा - फल , कार्यक्रम , छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


और 2 , 


भाग - 5 -बिहार विधान मंडल में पुर : स्थापित 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या 
उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग - 7 - संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ 

अनुमति मिल चुकी है। 
भाग - 8 – भारत की संसद में पुर : स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग - 1 - ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग - 2 - बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले 

गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएं और 
नियम आदि । 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग - 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और 
नियम , भारत गजट । और राज्य गजटों के 
उद्धरण। 


भाग - 9 - क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग - 9 - ख -निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं 
इत्यादि । 


- 


- 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक 


पूरक - क 


4-4 


2 


बिहार गजट , 21 अगस्त 2019 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 


8 अगस्त 2019 


सं 0 6 / वि ० पत्रा0-24-48 / 2014-2325 / वा 0 कर - श्री प्रवीण कुमार, बिहार वित्त सेवा के वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त, सम्प्रति राज्य - कर उपायुक्त को Good and Services Tax Network, New Delhi में Assistant Vice 
President के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि दिनांक 14.10.2019 से 13.10.2020 के लिये विस्तारित किया जाता है । 
2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


जनक राम , उप – सचिव । 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचनाएं 


7 अगस्त 2019 


सं 0 ई2-19 / 2004-59 -— श्री देवब्रत मिश्र, तत्कालीन उप निर्वाचन पदाधिकारी, रोहतास संप्रति उप निर्वाचन पदाधिकारी, समस्तीपुर को 
उनके बड़े पिताजी की मृत्यु के फलस्वरूप श्राद्धकर्म हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम 227 , 240 एवं 248 के तहत दिनांक 19.07.2018 से 05.08. 
2018 तक कुल 18 (अठारह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

रत्नेश झा , संयुक्त सचिव । 


13 अगस्त 2019 


सं 0 ई2-2-046 / 2010-60 - बिहार सेवा संहिता के नियम 56 , 68 , 69 एवं 70 में निहित प्रावधानों के आलोक में श्री विकाश कुमार, 
उप निर्वाचन पदाधिकारी, मधुबनी के अभ्यावेदन को जिला निर्वाचन पदाधिकारी - सह -जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक 2601 दिनांक 08.06. 
2019 द्वारा अग्रसारण के क्रम में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 60वीं से 62 वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में अंतिम उत्तीर्णता के 
पश्चात् सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार , पटना की अधिसूचना संख्या-6747 दिनांक 20.05.2019 द्वारा औपबंधिक रूप से परीक्ष्यमान वरीय उप 
समाहर्ता के रूप में नियुक्त करते हुए व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु मधुबनी जिला में पदस्थापित किये जाने के फलस्वरूप श्री कुमार को सामान्य प्रशासन 
विभाग, बिहार सरकार के अधीन बिहार प्रशासनिक सेवा ( वरीय उप समाहर्ता स्तर) मूल कोटि के पद पर योगदान देने हेतु दिनांक 16.08.2019 के 
अपराह्न से विरमित इस शर्त के साथ किया जाता है कि श्री कुमार के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई बकाया नहीं है । 


बिहार गजट , 21 अगस्त 2019 


3 


श्री विकाश कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी, मधुबनी की सेवा संपुष्ट रहने के फलस्वरूप विरमन की तिथि से 3 वर्ष पूर्ण होने अथवा नये 
पद पर संपुष्ट होने ( जो भी पहले हो) तक की अवधि के लिए उप निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर उनके गहनाधिकार की स्वीकृति प्रदान की 
जाती है । 

आदेश से , 
रत्नेश झा , संयुक्त सचिव । 


13 अगस्त 2019 


सं 0 ई2-2-046 / 2010-61 -- बिहार निर्वाचन सेवा के श्री विकाश कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी, मधुबनी को सामान्य प्रशासन विभाग , 
बिहार सरकार के अधीन बिहार प्रशासनिक सेवा (वरीय उप समाहर्ता स्तर ) मूल कोटि के पद पर योगदान देने हेतु दिनांक 16.08.2019 के अपराह्न 
से विरमित किये जाने के फलस्वरुप कार्यहित में श्री संजय कुमार मिश्रा, उप निर्वाचन पदाधिकारी , मुजफ्फरपुर को अपने कार्यों के अतिरिक्त उप 
निर्वाचन पदाकधकारी, मधुबनी के रुप में अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
रत्नेश झा, संयुक्त सचिव । 


13 अगस्त 2019 


सं 0 ई2-2-046 / 2010-62 -- श्री कपिल शर्मा, अवर निर्वाचन पदाधिकारी (बिहार निर्वाचन सेवा), सोनपुर को अपने कार्यों के अतिरिक्त 
कार्यहित में अवर निर्वाचन पदाधिकारी (मुख्यालय) के रूप में अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त किया जाता है । 

यह आदेश तत्काल प्रभाव से 


लागू 


होगा । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से, 


रत्नेश झा , संयुक्त सचिव । 


कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 

गृह विभाग (कारा ) 


अधिसूचना 

2 अगस्त 2019 
सं0 कारा / स्था ० (चि ० ) 01-31 / 2018-6611-- डॉ ० ललन प्रसाद, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, आदर्श केन्द्रीय 
कारा, बेऊर, पटना को प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानान्तरित करते हुए मंडल कारा, किशनगंज में चिकित्सा पदाधिकारी के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
दीवान जाफर हुसैन खाँ, संयुक्त सचिव - सह -निदेशक (प्र०) । 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 

22-571 + 25 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http : // egazette . bih.nic.in 


4 


बिहार गजट , 21 अगस्त 2019 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


सं ० अ ० स ० क०-01-23 / 2018--1866 

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 


संकल्प 

19 अगस्त 2019 
श्री जटाशंकर पाण्डेय, बिहार अल्पसंख्यक कल्याण सेवा ( वरीयता क्रमांक -156 / 13) तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक 
कल्याण पदाधिकारी, सीवान को निगरानी धावा दल द्वारा दिनांक 15.03.2018 को ₹ 10,000 /- ( दस हजार) रूपया रिश्वत 
लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने तथा उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या -10 / 2018 दिनांक 15.03.2018 धारा 
07/13(2) सह - पठित धारा 13(1)( डी ) भ्र ० नि ० अधि० 1988 दर्ज होने की स्थिति में दिनांक 15.03.2018 (न्यायायिक हिरासत 
की तिथि ) के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित करते हुए निलम्बन का मुख्यालय प्रमण्डलीय आयुक्त पूर्णियां कार्यालय को 
बनाया गया । 

1. श्री पाण्डेय दिनांक 15.03.2018 से दिनांक 18.09.2018 तक शहिद खुदीराम बोस, केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर में 
संसीमित कैदी (विचाराधीन कैदी) के रूप में हिरासत में रहे, हिरासत से छुटने के बाद श्री पाण्डेय द्वारा दिनांक 19.09.2018 
को निलम्बन का मुख्यालय आयुक्त कार्यालय पूर्णियां प्रमण्डल में योगदान दिया गया । 

2. श्री पाण्डेय के विरूद्ध निगरानी न्यायालय में ट्रैप वाद चल रहा है । वृहद जांच की आवश्यकता को देखते हुए 
विभागीय संकल्प सं0-1629 दिनांक 01.10.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही चलाने हेतु विभागीय जांच आयुक्त से अनुरोध किया 
गया । श्री ब्रजेश मेहरोत्रा, अपर विभागीय जांच आयुक्त सह – प्रधान सचिव राजस्व विभाग द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित 
करते हुए सुनवाई की जा रही है । 

3. श्री पाण्डेय के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप के क्रम में निगरानी कांड सं0-10 / 2018 दिनांक 15.03.2018 के 
निगरानी न्यायालय में चल रहे वाद एवं विभागीय आयुक्त द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही के निर्णय में विलम्ब की 
संम्भावना को देखते हुए श्री पाण्डेय को विभागीय कार्यवाही के अधीन रखते हुए, बिहार सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील 
नियमावली 2005 के नियम -9 की कंडिका -3(1 ) के आलोक में हिरासत से छुटने के फलस्वरूप आदेश निर्गत की तिथि से 
निलम्बन मुक्त किया जाता है और पदस्थापन की प्रतीक्षा में अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, पटना में योगदान करने का 
निदेश दिया जाता है । विभागीय कार्यवाही / अपराधिक कांड के अनुसंधान तथा न्यायालय के आदेश का फलाफल श्री पाण्डेय 
पर प्रभावी होगा । 

4. प्रस्ताव पर विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है । 
आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय , तथा इसकी 
प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
मो ० एस० आई० फैसल, विशेष सचिव - सह - निदेशक । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 

22-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http : // egazette . bih.nic.in 


